निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


प ON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 पौष 1938 ( श ० ) 
( सं o पटना 24 ) पटना , मंगलवार , 10 जनवरी 2017 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

28 अक्तूबर 2016 
सं0 1 / रा.स्था . (मु.) - 01 / 2006-3850 — विभागीय अधिसूचना संख्या -274 दिनांक 04.02.2006 के क्रमांक -2 
जिसमें निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना को निदेशालय एवं प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ के 
कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के लिए अपीलीय पदाधिकारी के रूप में 
अधिसूचित किया गया था में संशोधन करते हुए अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना को अधिसूचित किया 
जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


ऋचा कमल, 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 24-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


